निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 317 ) 


18 आषाढ़ 1931 ( श० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 9 जुलाई 2009 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

26 जून 2009 
सं0 8 / विविध आ0 प्रति कार्र0 - 24 - 10 / 2009 - 387( 8) / रा0 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 
अधिसूचना सं0 8 / विविध आ0 प्रति० कार्र0 - 24 - 10 / 2009 - 383 (8 ) रा०, दिनांक 23 जून 2009 द्वारा बिहार भूमि 
सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती कार्रवाई हेतु समिति का गठन किया गया था , जिसमें आंशिक रूप से 
निम्न संशोधन किया जाता है: 

(1 ) समिति में पूर्व से गठित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदाधिकारियों को सदस्य के रूप मे 
सम्मिलित किया जाता है: 

( क ) श्री बी . के . ठाकुर, निदेशक बैंकिंग, वित्तीय संस्थान निदेशालय , वित्त विभाग, बिहार, पटना ; 

( ख ) श्री कुमार संजय प्रसाद, अनुदेशक , चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान , पटना । 
( 2 ) समिति का कार्यकाल 3 ( तीन ) महीनों का निर्धारित किया जाता है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 317 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


